सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष, 1937 ( २० ) 
संख्या 52 राँची, शुक्रवार 

1 जनवारी, 2016 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2 0 15 


संख्या - 1/ पी0 - 1041/ 2001 पार्ट का0 - 11382 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री राजीव 
कुमार, भा. प्र. से . ( झाः84) जो भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं , को भा . प्र. से . ( वेतन ) नियमावली , 
2007 के नियम 5(6)( बी ) के अन्तर्गत जिस तिथि से संवर्ग में उनसे कनीय श्री उदय प्रताप सिंह , 
भा . प्र. से., ( झाः84) को स्थिर वेतनमान ( 80000 /-) में विभागीय अधिसूचना संख्या- 11381 , दिनांक 
31 दिसम्बर , 2015 द्वारा प्रोन्नति दी गई है और जिसके आलोक में वे स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं , 
उसी तिथि से श्री राजीव कुमार, भा . प्र. से. ( झाः84), को स्थिर वेतनमान ( 80000/-) में स्थानापन्न रूप से 
यथा रूप ( प्रोफार्मा) प्रोन्नति दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 52 – 50 । 


